रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 27 , 2018 / भाद्र 5 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 2018/BHADRA 5, 1940 


सं. 3360 ] 
No. 3360 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 अगस्त , 2018 
का . आ . 4167( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2250 ( अ) तारीख 01 जून 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 
कि . मी . 245. 000 से कि . मी . 260. 100 ( गोमती चौराहा से उदयपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चार लेन का 
बनाने/ चौडा करने ), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन 14 जून 2018 को दैनिक 
भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों ही में प्रकाशित किया गया था ; 


भास 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


5015 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि . मी . 245 .000 से कि . मी .260 .100 (गोमती चौराहा से 

उदयपुर सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण । 
राज्य क नाम : राजस्थान __ जिले का नाम : उदयपुर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृती || भूमि का क्षेत्रफल | भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टरमें ) 
2 3 

A 
तालुक का नाम: बड़गाव 


गांव का नाम : अम्बेरी 


रेवाशंकर उर्फ शंकरलाल , भगवती 
लाल,गिरधारी लाल , मुरलीधर, पिता हेमराज 
4/5 हि .ब. पवनकुमार पिता लक्ष्मीलाल , 
श्रीमति हिराबाई पनि स्व . लक्ष्मीलाल 1/ 5 
हि . ब. माली सा . देह खातेदार 


905M 


निजी 


// भूरी 


0 .069 


21230 


| 1230 


निजी 


भू.क. 


वैशाली गांधी पत्नि विपुल गांधी निवासी 157 
माछला मगरा उदयपुर 1/ 2 ओमप्रकाश पिता 
भगवानदास मालरा निवासी जगदीश चौक 
उदयपुर 1/ 2 खातेदार 


भू . क . 


0. 0273 


वैशाली गांधी पत्नि विपुल गांधी निवासी 157 
माछला मगरा उदयपुर 1/ 2 ओमप्रकाश पिता 
भगवानदास मालरा निवासी जगदीश चौक 
उदयपुर 1/ 2 खातेदार 


/ 1231 


1231 


3 


निजी 


0 .0721 


| 1215M 


निजी 


भू . क . 


0 .03 


गणपतदास , मनोहरदास , लच्छीराम , 
धर्मनारायण, रघुदास पिता नाथुदास 
54 /112, दाखु बाई, राधा बाई पिता नाथुदास 
5/112 जमनादास, हीरादास , अर्जनदास , 
सीताबाई , रतनबाई, कैलाशीबाई, अन्जुबाई, 
रेखाबाई , पिता सन्तोषदास मु . मगनीबाई पत्नि 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्व . सन्तोषदास 1/ 20 हि . ब. मांगीदास , 
धनदास, गोपालदास , मोहनदास , पिता 
आत्मादास 4/ 20 हि . ब., मांगीदास , धनदास , 
गोपालदास , मोहनदास , पिता आत्मादास , 
जमनादास , हीरादास , अर्जुनदास पिता 
सन्तोषदास 5/ 20 हि .ब. वैरागी सा . देह 
खातेदार 


गणपतदास , मनोहरदास , लच्छीराम , 
धर्मनारायण , रघुदास पिता नाथुदास 
54/112, दाखु बाई, राधा बाई पिता नाथुदास 
5/112 जमनादास, हीरादास, अर्जनदास , 
सीताबाई , रतनबाई , कैलाशीबाई , अन्जुबाई , 
रेखाबाई, पिता सन्तोषदास मु. मगनीबाई पत्नि 
स्व . सन्तोषदास 1/ 20 हि . ब. मांगीदास , 
धनदास , गोपालदास , मोहनदास , पिता 
आत्मादास 4/ 20 हि .ब., मांगीदास, धनदास , 
गोपालदास , मोहनदास , पिता आत्मादास , 
जमनादास , हीरादास , अर्जुनदास पिता 
सन्तोषदास 5/ 20 हि . ब . वैरागी सा . देह 
खातेदार 


॥ 5 


1216 M 


निजी 


भू . क . 


0 .018 


नगर विकास प्रन्यास , उदयपुर 


| 1268 M 


1268M 


निजी( नगर विकास 
प्रन्यास ) 


कास आबादी 

आबादी 
कुल 


0.0222 
0.0161 
0. 2547 


नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर 


1269M 


प्र यास 


आबादी 


|| 1269 

M 


0 . 0161 


नगर विकास प्रन्यास , उदयपुर 


प्रन्यास ) 


॥ 


[ फा . सं . RW/ NH- 37014/ 2/ 2010 - NHDP- IVA/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd August , 2018 


S . O . 4167 ( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number SO . 2250 ( E ) dated 01st June 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , 
Sub- section (ii) issued under sub- section (1) of section 3( A) of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning , etc.), maintenance , management and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


operation of National Highway No.8 on the stretch of land from Km 245 .000 to Km 260 . 100 (Gomati Chouraha to 
Udaipur Section ) in the District of Udaipur in the state of Rajasthan . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar” and “ Rajasthan 
Patrika” both dated 14th June , 2018; under sub - section (3) of section 3A of the said Act ; 

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further in pursuance of sub- section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km 245 .000 
to Km 260 . 100 (Gomati Chouraha to Udaipur Section ) of National Highway No. 8 in the district of Udaipur in the state 

of Rajasthan . 


State : RAJASTHAN 


District : UDAIPUR 


Sr . 


Survey 
Number 


NO . 


Type of Land Nature of Land | Area in Hectre || Name of the Land Owner/Intrested 

Person 

Part Survey No : 
3 4 5 

6 


Taluk : Badgaon 


Viilage : Amberi 


905 M 


Private 


BURI 


0 . 069 


Revasankar urf sankarlal , Bhagwatilal , 
Girdharilal ,Murlidhar Pita Hemraj 4 /5 
Hi.b . , Pawan kumar Pita Laxmilal , 
shrimati Hira Bai Patni Laxmilal 1/ 5 
Hi.b . Mali Sa . Deh Khatedar 


1230 


Private 


Bhu . K . 


0 .0273 


1231 


Private 


Bhu . K . 


||0. 0721 


Veshali Ghandhi Patni Vipul Ghandhi, 
Niwasi 157 Machla Magra Udaipur 1/2 , 
Om Prakash Pita Bhagwan Das Malra 
Niwasi Jagdish Chowk Udaipur 1/2 
Khatedar 
VeshaliGhandi Patni VipulGhandhi, 
Niwasi 157 Machla Magra Udaipur 1/2 , 
Om Prakash Pita Bhagwan Das Malra 
Niwasi Jagdish Chowk Udaipur 1/2 
Khatedar 
Ganpat Das, Manohar Das, Lachhiram , 
Dhrmanarayan , Raghu Das Pita Nathu 
Das 54/112 , Dhakhu Bai, Radha Bai pita 
Nathu Das 5 / 112 , Jamna Das, Hira Das, 
Arjun Das , Sita Bai, Ratan Bai, Kailashi 
Bai, Anju Bai , Rekha Bai Pita Santosh 
Das, Mu. Magni Bai patni Late Santosh 
Das , 1 / 20 Hi. b . Mangi Das, Dhan Das , 
Gopal Das, Mohan Das Pita Atma Das 
4 /20 Hi.b . Mangi Das , Dhan Das , Gopal 


|| 1215 M 


Private 


Bhu .K . 


0 . 03 


[ HTT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Das, Mohan Das Pita Atma Das , Jamna 
Das , Hira Das, Arjun Das Pita Santosh 
Das 5 / 20 Hi.b . Vairagi Sa. Deh Khatedar 


| 1216 M 


Private 


Bhu .K . 


0 .018 


Ganpat Das, Manohar Das, Lachhiram , 
Dhrmanarayan , Raghu Das Pita Nathu 
Das 54/112 , Dhakhu Bai, Rhada Bai pita 
Nathu Das 5 / 112 , Jamna Das, Hira Das, 
Arjun Das, Sita Bai, Ratan Bai, Kailashi 
Bai, Anju Bai, Rekha Bai Pita Santosh 
Das , Mu. Magni Bai patni Late Santosh 
Das, 1/ 20 Hi. b . Mangi Das, Dhan Das, 
Gopal Das, Mohan Das Pita Atma Das 
4 / 20 Hi.b . Mangi Das, Dhan Das, Gopal 
Das, Mohan Das Pita Atma Das, Jamna 
Das , Hira Das , Arjun Das Pita Santosh 
Das 5 / 20 Hi.b . Vairagi Sa. Deh Khatedar 


1268 M 


Aabadi 


0 .0222 


Private(UIT ) 
Private (UIT ) 


Urban Improvement Trust , Udaipur 
Urban Improvement Trust , Udaipur 


1269 M 


Aabadi 


0 .0161 


TOTAL 


0 .2547 


[F . No. RW /NH -37014 /2 / 2010-NHDP - IVA/3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .08 .29 
20 :46 :41 + 05 30 


